पंजीयन क्रमांक 
“SARATS/S/09/203-205.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 36 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2022-भाद्रपद 78, शक 944 


भाग 3() 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आहिद खान आत्मज श्री मुकेश साहू, SH 27 वर्ष, निवासी-46, वार्ड a. 0, खलारी, 
तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम देव कुमार था जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम आहिद खान रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे आहिद खान (Ahid Khan) आत्मज श्री मुकेश साहू (Shri Mukesh Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
देव कुमार आहिद खान 
(Dev Kumar) (Ahid Khan) 
पिता-श्री मुकेश साहू पिता-श्री मुकेश साहू 
(S/o-Shri Mukesh Sahu) (S/o-Shri Mukesh Sahu) 
frareat-246, वार्ड 4.-0, खलारी, निवासी-446, वार्ड नं.- 0, खलारी, 
तहसील-गुण्डरदेही, तहसील--गुण्डरदेही, 
जिला-बालोद (छ. ग.) जिला-बालोद (छ. ग.) 


425 


426 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 [ भाग 3 () 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ओझीन बाई ध. प. स्व. मौजी लाल नायक, उम्र 76 वर्ष, निवासी-ब्लाक 74/sh, 
सड़क एवेन्यु बी, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम ओझीन बाई है जो कि मेरे आधार 
कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र उत्तम कुमार नायक, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है उसके सर्विस रिकार्ड 
में सीमा नायक दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती ओझीन बाई ध. प. स्व. मौजी लाल नायक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सीमा नायक श्रीमती ओझीन बाई 
पति-स्व. मौजी लाल नायक पति-स्व. मौजी लाल नायक 
निवासी- ब्लाक -4/sii, निवासी- ब्लाक -4/ST, 
सड़क एवेन्यु बी, सड़क एवेन्यु बी, 
सेक्टर-6, भिलाई नगर, सेक्टर-6, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. 7.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रूबी गुप्ता ध. प. श्री सागर गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, निवासी-पोलसाय पारा, वार्ड 
27, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम रूबी गुप्ता है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र में 
तथा मेरे विवाह प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में रूबी गुप्ता पति सागर गुप्ता दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में रूबिना बानो दर्ज है जिसे परिवर्तित 
कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती रूबी गुप्ता ध. प. श्री सागर गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती रूबिना बानो श्रीमती रूबी गुप्ता 
पति-श्री सागर गुप्ता पति-श्री सागर गुप्ता 
निवासी-पोलसाय पारा, वार्ड-27, दुर्ग, निवासी-पोलसाय पारा, वार्ड-27, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (7) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 427 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रद्धा निर्मलकर आत्मजा श्री राजकुमार निर्मलकर, उम्र 24 वर्ष, निवासी-मकान नं. 
608, नया पारा, नदी रोड, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ यह कि पूर्व में मेरा नाम शारदा निर्मलकर था. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, 
आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में शारदा निर्मलकर आ. राजकुमार दर्ज है जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम राजकुमार निर्मलकर है. मैंने 
अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रद्धा निर्मलकर आ. राजकुमार निर्मलकर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 


शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रद्धा निर्मलकर आत्मजा श्री राजकुमार निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शारदा निर्मलकर श्रद्धा निर्मलकर 
पिता-श्री राजकुमार पिता-श्री राजकुमार निर्मलकर 
निवासी-मकान नं.-608, नया पारा, निवासी-मकान नं.-608, नया पारा, 
नदी रोड, दुर्ग, नदी रोड, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्जुन लाल वर्मा आत्मज श्री हुकुमलाल वर्मा, उम्र 5 वर्ष, जाति लोधी, निवासी- 
ग्राम+पोस्ट धनोरा, थाना पद्मनाभपुर चौकी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अर्जुन लाल वर्मा है जो कि मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे तथा मेरी पत्नि के आधार कार्ड में तथा राशन कार्ड में बहल वर्मा दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अर्जुन लाल वर्मा आत्मज श्री हुकुमलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बहल वर्मा अर्जुन लाल वर्मा 
पिता-श्री हुकुमलाल वर्मा पिता-श्री हुकुमलाल वर्मा 
निवासी-ग्राम+पोस्ट- धनोरा, निवासी-ग्राम+पोस्ट- धनोरा, 
थाना-पद्मनाभपुर चौकी, थाना-पद्मनाभपुर चौकी, 


तह व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


428 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 [ भाग 3 () 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सजू तन्‍्कच्चन आत्मज श्री के. ए. तन्‍्कच्चन, उम्र 45 ay, Praret-sii/73, आदर्श 
नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सजू Te (Saju Thankachan) है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण 
पत्र एवं समस्त दस्तावेजों में उसका लघु नाम ऐँंजल सजू टी. (Angel Saju T) आ. सजू धकक्‍्कच्चन (Saju Thankachan) दर्ज है. मैंने अपनी 
पुत्री का नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम एंजल सजू TPA (Angel Saju Thankachan) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को एंजल सजू TPA (Angel Saju Thankachan) आत्मजा सजू तन्‍्कच्चन ( Saju Thankachan) के 


नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


ऐंजल सजू टी. 

(Angel Saju T) 
पिता-श्री सजू धक्कच्चन 
(D/o- Shri Saju Thankachan) 
Prarest-St/3, आदर्श नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


नया नाम 


एंजल सजू तन्कच्चन 
(Angel Saju Thankachan) 
पिता-श्री सजू तन्‍्कच्चन 
(D/o- Shri Saju Thankachan) 
Praret-si/3, आदर्श नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोकुल सिंह आत्मज श्री आशा राम सिंह, उम्र 59 वर्ष, निवासी-सड़क 37, ब्लाक 7/ 
क्यू, सेक्टर 6 भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड, आधार 
कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गोकुल प्रसाद तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में गोकुल प्रसाद सिंह दर्ज है. मैंने अपना 
नाम परिवर्तित कर नया नाम गोकुल सिंह रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे गोकुल सिंह (Gokul Singh) आत्मज श्री आशा राम सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


गोकुल प्रसाद, 
गोकुल प्रसाद सिंह 
पिता -श्री आशा राम सिंह 
निवासी-सड़क-37, ब्लाक 7/F4, 
सेक्टर-6 भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


गोकुल सिंह 
(Gokul Singh) 
पिता -श्री आशा राम सिंह 
निवासी-सड़क -37, ब्लाक 7, 
सेक्टर-6 भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (7) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 429 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीतीश जोशी आत्मज श्री सुबोध जोशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी-एच. आई. जी.-53, वार्ड 
46, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम नीतीश जोशी है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट 
में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्रायविंग व मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में नीतीश सुबोध जोशी दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे नीतीश जोशी आत्मज श्री सुबोध जोशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नीतीश सुबोध जोशी नीतीश जोशी 
पिता-श्री सुबोध जोशी पिता-श्री सुबोध जोशी 
निवासी- एच. आई. .-753, निवासी- एच. आई. SH.-753, 
वार्ड-46, पद्मनाभपुर, दुर्ग, वार्ड-46, पद्मनाभपुर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सादिया फातिमा ध. प. मोहम्मद इमामुद्दीन, उम्र 3 वर्ष, निवासी-दुर्गा चौक, 
कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम किरण यादव आत्मजा स्व. बाबू भाई यादव था. मेरा 
विवाह दिनांक 72-03-202 को श्री मोहम्मद इमामुद्दीन के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती 
सादिया फातिमा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती सादिया फातिमा ध. प. श्री मोहम्मद इमामुद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
किरण यादव श्रीमती सादिया फातिमा 
पिता-स्व. बाबू भाई यादव पति-श्री मोहम्मद इमामुद्दीन 
निवासी-दुर्गा चौक, कृष्णा नगर, निवासी-दुर्गा चौक, कृष्णा नगर, 
सुपेला, भिलाई, सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


430 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 [ भाग 3 () 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धवल यादव आत्मज श्री जगदीश प्रसाद यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी-नया बस स्टैण्ड, 
शिवाजी वार्ड, मुंगेली, थाना मुंगेली, तहसील व जिला मुंगेली (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम उमाशंकर यादव था जो कि मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम धवल यादव रख लिया हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे धवल यादव आत्मज श्री जगदीश प्रसाद यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


उमाशंकर यादव 
पिता-श्री जगदीश प्रसाद यादव 
निवासी-नया बस स्टैण्ड, 
शिवाजी वार्ड, मुंगेली, 
थाना-मुंगेली, 
तह. व जिला-मुंगेली (छ. ग.) 


धवल यादव 
पिता-श्री जगदीश प्रसाद यादव 
निवासी-नया बस स्टैण्ड, 
शिवाजी वार्ड, मुंगेली, 
थाना-मुंगेली, 
तह. व जिला-मुंगेली (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घसियाराम धीवर आत्मज स्व. पुनऊराम धीवर, उम्र 76 वर्ष, जाति ढीमर, निवासी-ग्राम 
कुगदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम घसियाराम धीवर है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ग्राम 
अमलीडीह की भूमि की ऋण पुस्तिका, पेंशन, वकालत पंजीयन तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रमाण पत्र के पंजीयन में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड 
तथा ग्राम कुगदा व ग्राम clas के भूमि की ऋण पुस्तिका में घासीराम दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे घसियाराम धीवर आत्मज स्व. पुनऊराम धीवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


घासीराम घसियाराम धीवर 
पिता-स्व. पुनऊराम धीवर पिता-स्व. पुनऊराम धीवर 
निवासी-ग्राम-कुगदा, निवासी-ग्राम-कुगदा, 
तहसील-पाटन, तहसील-पाटन, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (7) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 43] 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उत्तम कुमार बंजारे आत्मज श्री अंकालू बंजारे, निवासी-ग्राम इन्दावानी, पो. टेड़ेसरा, 
तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम तुकाराम था जो कि मेरे शालेय रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित 


कर नया नाम उत्तम कुमार बंजारे रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे उत्तम कुमार FIR आत्मज श्री अंकालू बंजारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
तुकाराम उत्तम कुमार बंजारे 
पिता-श्री अंकालू बंजारे पिता-श्री अंकालू बंजारे 
निवासी-ग्राम-इन्दावानी, निवासी-ग्राम-इन्दावानी, 
पो.-टेड़ेसरा, पो.-टेडेसरा, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities Concerned and the Public that. I Devid Shepherd 
Green Son of Shri R. K. Kumar, Aged 32 years, A resident of L. I. G. 235, Padmanabhpur, Durg Tahsil & District Durg 
(C. G.) My Previous name was Akash Kumar, Whcih is recorded in my all educational certificates and other documents. 
I have change my new name Devid Shepherd Green in place of my previous name. I have Submitted an affidevit in 
front of the Competent authority regarding my changed name in all my records/ documents. 


Hereafter I will be Known be the name Devid Shepherd Green Son of Shri R. K. Kumar in future for all 


purposes 


OLD NAME NEW NAME 
Akash Kumar Devid Shepherd Green 
S/o- Shri R. K. Kumar S/o- Shri R. K. Kumar 
Add.-L. I. G. 235, Add.-L. I. G. 235, 
Padmanabhpur, Durg, Padmanabhpur, Durg, 


Tah. & Distt.- Durg (C. G.) Tah. & Distt.- Durg (C. G.) 


432 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 [ भाग 3 (7) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतेन्द्र आत्मज श्री राजेन्द्र महतो, उम्र 39 वर्ष, निवासी-भिलाई 4, भिलाई नगर, तहसील 
व जिला दुर्ग (छ. ग.) 490007 का हूँ. यह कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ. मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम ae, श्रीमती सुमित्रा देवी है जो 
कि मेरे सेना अभिलेख व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र आयुष कुमार महतो के शालेय रिकार्ड में सतेन्द्र महतो व श्रीमती सुमित्रा महतो दर्ज 
है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Urs (Satendra) आत्मज श्री राजेन्द्र महतो के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सतेन्द्र महतो सतेन्द्र 
पिता-श्री राजेन्द्र महतो (Satendra) 
निवासी-भिलाई , भिलाई नगर, पिता-श्री राजेन्द्र महतो 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) निवासी-भिलाई 4, भिलाई नगर, 
पिन-49000] तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
पिन-49000 


SURNAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities Concerned and the Public that. I Deendayal Sharma 
Son of Shri Ram Naresh Sharma, A resident of Near Hanuman Mandir, Camp |, P. 0. Supela, Bhilai, Tahsil & District 
Durg (C. G.) Pin 490023. My previous name was Deendayal. Ihave given a new name Deendayal Sharma by adding 
the Surname “ Sharma” to my name, I have submitted an affidevit in front of the Competent authority regarding my 
changed name in all my official/semi-government records/documents. 


Hereafter I will be Known be the name Deendayal Sharma Son of Shri Ram Naresh Sharma in future for all 


Purposes. 


OLD NAME NEW NAME 
Deendayal Deendayal Sharma 
S/o- Shri Ram Naresh Sharma S/o- Shri Ram Naresh Sharma 
Add.-Near Hanuman Mandir, Add.-Near Hanuman Mandir, 
Camp-|, P. O. Supela, Bhilai, Camp-!, P. O. Supela, Bhilai, 
Tah. & Distt-Durg (C. G.) Tah. & Distt-Durg (C. G.) 


Pin-490023 Pin-490023 


भाग 3 (7) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 433 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतेन्द्र आत्मज श्री राजेन्द्र महतो, उम्र 39 वर्ष, निवासी-भिलाई 4, भिलाई नगर, तहसील 
व जिला दुर्ग (छ. ग.) 49000] का हूँ. यह कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ. मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम aes, श्रीमती सुमित्रा देवी है जो 
कि मेरे सेना अभिलेख व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री श्रद्धा महतो के शालेय रिकार्ड में सतेन्द्र महतो व श्रीमती सुमित्रा महतो दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे Ads (Satendra) आत्मज श्री राजेन्द्र महतो के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सतेन्द्र महतो ae 
पिता-श्री राजेन्द्र महतो (Satendra) 
निवासी-भिलाई , भिलाई नगर, पिता-श्री राजेन्द्र महतो 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) निवासी-भिलाई 4, भिलाई नगर, 
ft4-490007 तह. व जिला-दुर्ग (छ. 7.) 
fF7-49000 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रीता डागा ध. प. श्री विष्णु नारायण डागा, उम्र 5 वर्ष, निवासी-304, डायमण्ड- 
ट्री, दलदल सिवनी रोड, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. रीता बागड़ी आत्मजा श्री रतन बागड़ी था 
जो कि मेरे कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 78-02-7997 को श्री विष्णु नारायण डागा के साथ AIA हुआ. 
विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रीता डागा रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ 
अर्द्भशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती रीता डागा (Smt. Rita Daga) ध. प. श्री विष्णु नारायण डागा (Shri Vishnu Narayan Daga) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


कु. रीता बागड़ी श्रीमती रीता डागा 
(Ku. Rita Bagri) (Smt. Rita Daga) 
पिता-श्री रतन बागड़ी पति-श्री विष्णु नारायण डागा 
(D/o-Shri Ratan Bagri) (W/o-Shri Vishnu Narayan Daga) 
निवासी-304, डायमण्ड-ट्री, निवासी-304, डायमण्ड-ट्री, 
दलदल सिवनी रोड, रायपुर, दलदल सिवनी रोड, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


434 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 [ भाग 3 () 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश जैन सेठिया आत्मज श्री सम्पतलाल सेठिया, निवासी-49, वर्धमान नगर, जैन स्कूल 
रोड, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राकेश कुमार जैन, राकेश 
जैन आ. श्री सम्पतलाल जैन तथा कुछ अन्य दस्तावेजों में राकेश कुमार सेठिया, राकेश कुमार जैन सेठिया आ. सम्पतलाल जैन सेठिया दर्ज है.मेरे 
पिता का वास्तविक नाम सम्पतलाल सेठिया है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम राकेश जैन सेठिया रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राकेश जैन सेठिया (Rakesh Jain Sethiya) आत्मज श्री सम्पतलाल सेठिया (Shri Sampat Lal Sethiya) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राकेश कुमार जैन राकेश जैन सेठिया 
(Rakesh Kumar Jain) (Rakesh Jain Sethiya) 
राकेश जैन पिता-श्री सम्पतलाल सेठिया 
(Rakesh Jain) (S/o-Shri Sampat Lal Sethiya) 
राकेश कुमार सेठिया निवासी-49, वर्धमान नगर, 


(Rakesh Kumar Sethiya) 
राकेश कुमार जैन सेठिया 
(Rakesh Kumar Jain Sethiya) 
पिता-श्री सम्पतलाल जैन 
(S/o-Shri Sampat Lal Jain) 
श्री सम्पतलाल जैन सेठिया 
(Shri Sampat Lal Jain Sethiya) 
निवासी-49, वर्धमान नगर, 
जैन स्कूल रोड, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


जैन स्कूल रोड, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती माधुरी ठाकुर कृपाल ध. प. श्री टिकेन्द्र कुमार कृपाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी- 
मकान नंबर 759, न्यू चंगोराभांठा, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, मेन रोड, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा 
नाम कुमारी माधुरी ठाकुर आत्मजा स्व. गोपाल कृष्ण था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 72-03-20:8 को 
श्री टिकेन्द्र कुमार कृपाल के साथ WI हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती माधुरी ठाकुर कृपाल रख ली हूँ. 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती माधुरी ठाकुर कृपाल ध. प. श्री टिकेन्द्र कुमार कृपाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कुमारी माधुरी ठाकुर श्रीमती माधुरी ठाकुर कृपाल 
पिता-स्व. गोपाल कृष्ण पति-श्री टिकेन्द्र कुमार कृपाल 
निवासी-मकान नंबर-759, न्यू चंगोराभांठा, निवासी-मकान नंबर-759, न्यू चंगोराभांठा, 
पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, 
मेन रोड, रायपुर, मेन रोड, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (7) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 435 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ARTA 
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) 


चारामा, दिनांक 77 अगस्त 2022 


प्रारूप क्र. 4 
[ देखे rams (4) ] 


(छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 957 (7957 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 962 के नियम 5 (॥) के द्वारा) 
लोक al के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) के समक्ष 


क्रमांक/57/अविआ/लो. नया. VATS 7/2022.— aa: कि श्री प्रहलाद ठाकुर पिता स्व. श्यामलाल ठाकुर, हाल मुकाम प्लाट नं. 
0 ब्लाक औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी, उपतहसील लखनपुरी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं अन्य 06 ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 7957 (7957 
का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया 
है, Utes सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2022 के अगस्त के 24 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा 
प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और सम्पत्ति का विवरण) 


le लोक न्यास का नाम एवं पता. = लखनपुरी औद्योगिक संघ, ग्राम लखनपुरी, 
उपतहसील लखनपुरी, जिला उ. ब. कांकेर 


2. चल संपत्ति - निरंक 
3. अचल संपत्ति स्‍- निरंक 
सी. एल. ओंटी, 
पंजीयक, एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.). 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


